रजिस्ट्री सं० ० ( 10 ) - 72 


REGISTERED No . D. ( D .)-72 


. 


- 


peo 
भारतका राजपत्र । 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


माग I - खण 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 181] नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 1978/ भात्र 23, 1900 
No. 181 ] NEW DELHI , THURSDAY , SEPTEMBER 14, 1978/BHADRA 23, 190 


- 


इस माग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके । 
Separato paglog is given to this part In ordor that it may be filed a roparata 

compilatiou . 


पाणिज्य , नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय 

( पाणिज्य विभाग ) 

निर्यात व्यापार नियंत्रण 
सार्वजनिक सूचना सं. 60-ई.टी .सी. ( पी. एन .)/ 18 

नई दिल्ली , 14 सितम्बर, 1978 
विषय : - भारत सरकार द्वारा बंगला देश की सरकार को प्रदान किए गए 10 करोड़ 

रूपये ( 1974) के पण्य वस्त, ऋण के मन्द निर्थात । 
मिसिल सं . 5/ 15/ 17-ई . आई . : - उपयुक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं 30-1 . 
टी . सी . (पी . एन .) / 78 दिनांक 5-6-1978 के साथ पढ़ी जाने वाली वाणिज्य विभाग की 
617 GI/ 78 

( 973) 


974 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART I - SEC . I] 

- -- -- - - - - - - -- - - -- - - - 
सार्वजनिक सूचना सं . 30 ई . टी . सी . ( पी . एन .) / 78 दिनांक 28-5-1978 की और ध्यान 
आकृष्ट किया जाता है । 


2. सार्वजनिक सूचना सं . 30-ई . टी. सी . ( पी . एम.)/ 78 दिनांक 26-5-78 के पैरा 3 में 
यह व्यवस्था की गयी थी कि पूर्वोक्त ऋण के अनुसार संविदा पर हस्ताक्षर करने की अंतिम 
तिथि 31 मई , 1978 थी और भुगतान की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 1978 होगी । 
स्थिति की पुनरीक्षा की गई है और संविदा पर हस्ताक्षर करने की अंतिम तिथि को 
31-1-1979 तक बढ़ाने का निश्चय किया गया है । 

का . * . शेषाद्रि , मुख्य नियंत्रक, आयात-नियांत 


MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION 


(Department of Commerce ) 

EXPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE NO . 60 -ETC (PN ) , 78 
New Delhi, the 14th September, 1978 


Sub : Expert against Commodity Credit of Rs. 100 million (1974 ) extended 

by the Govt. of India to the Govt. of Bangladesh . 


F . No . 5 / 15 / 77 - EI. - - Attention is invited to the Department of Commerce 
Public Notice No . 30 -ETC (PN ) / 78 dated 26 - 5 - 1978 read with Public Notice 
No. 36 -ETC (PN ) / 78 , dated 5 -6 -1978 , on the above subject. 


2. In paragraph 3 of the Public Notice No. 30- ETC(PN) / 78 dated 26 - 5- 1978 , 
it was provided that the last date for signing of contract under the aforesaid 
Credit will be 31st May , 1978 and the last date for disbursement will be 31st. 
August, 1978 . The position hag been reviewed ; and it has been decided to 
extend the last date for signing of contracts upto 31- 1 - 1979 and the last date 
for disbursement upto 30- 6 - 1979 . 


K . V . SESHADRI , Chief Controller of Imports & Exports. 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI - 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DOIHI-110054 , 1978 


